PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT . 10 , 1996 ( BHDR. 19, 1918 SAKA) 


361 . 


सिंचाई एवं बिजली विभाग 
दिनांक 16/23 अगस्त , 1996 


३ 


संख्या 1/ 10/ 92--1 एम.प्राई.पी.--पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड नियम , 1959, को संशोधित करने के लिये नियमों का 
निम्न लिखित प्रारूप , जिसे हरियाणा के राज्यपाल विद्युत ( प्रदाय ) अधिनियम, 1948, की धार। 78 द्वार। प्रदान की गई शक्तियों तथा 

उन्हें समर्थ बनाने व ली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनने का प्रस्ताव करते हैं , उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
यथोपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लि- प्रकाशित किया जाता है जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है । 


- 


1 . 


इसके द्वार नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के र जपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि की 
समाप्ति पर या उसके बाद सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित यदि कोई हों , जो वित्तायुक्त 
एवं सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई एवं बिजली विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस 
प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं , विचार करेगी । 

प्रारूप नियम 
ये नियम पंजाब र.स्य दित बोर्ड (हरियणा दुसर। संशोधन ) नियम , 1956 कहे जा सकते हैं । 
2. पंज ब र ज्य विद्युत बोर्ड नियम , 1959, में नियम 5 में , खण्ड ( ख ) में , उप - खण्ड ( v) के स्थान पर , निम्न 

लिखित उप - खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् : 
" ( v ) किसी अशकालिक गैर सरकारी सदस्य को अपने निवास स्थान से बोर्ड के मुख्यालय अथवा ऐसे स्थान से जहां 

वोर्ड की बैठक होती है, तथा नीचे नियम 7 के अधीन अनुज्ञेय बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने तथा वापसी के 
प्रयोजन के लिये उसे यात्रा भत्ते के अतिरिक्त 1,800 रुपये की राशि का प्रति मास भुगतान किया जाएगा । 
वह 100 रुपये की दर से प्रति सभा दैनिक भत्ता लेने का हकदार भी होगा । " 


- 


विष्णु भगवान , 


वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार , 

सिंचाई एवं बिजली विभाग । 


IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 


The 16th /23rd August, 1996 
No 1 / 10 / 92-1MÏP . — The following draft of the rules further to amend the Punjab State Electricity 
Board Rules, 1959. which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred 
by section 78 of the Electricity ( Supply) Act, 1948, and all other powers enabling him in this behalf is hereby 
published as required by sub-section ( i) of that section, for the information of persons likely to be affect. 
ed thereby . 

Notice is hereby given that the draft of the rules will be taken into consideration by the 
Government on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of publication of this noti 
fication in the official Gazette togetherwith objections, or suggestions if any , which may be received by 
the Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Irrigation and Power Department, 
Chandigarh , with respect to this draft of the rules, before the expiry of the period so specified . 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Punjab State Electricity Board ( Haryana Second Amendment) 
Rules, 1996. 

2 . In the Punjab State Electricity Board Rules, 1959 , in Rule 5, in clause (b), for sub - clause ( v), 
the following sub -clause shall be substituted , namely : 

" ( V ) If a part-time non -official member, he shall be paid a sum of Rs. 1,800 per mensemin 

addition to the travelling allowance from the place of his residence to the 
headquarters of the Board or such other place where meeting of the 
Board held and back for the purpose of attending the meeting of the Board as 
admissible under rule 7 below . He shall also be entitled to draw daily allowance at the 
rate of Rs. 100 per meeting . " 

VISHNU BHAGWAN , 


a 


Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Irrigation and Power , Department. 


